निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
( संo पटना 1024 ) पटना , शुक्रवार , 12 दिसम्बर 2014 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग 


अधिसूचनाएं 

20 जून 2014 
सं0 डी0पी0एस0 – 2 - 0 - 01 / 2008 - 172 — प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट 1958 सह पठित बिहार प्रोबेशन ऑफ 
ऑफेन्डर्स रूल्स 1959 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा 03 ( तीन) जिला मुख्यालय 
यथा अरवल, शिवहर, एवं शेखपुरा में नवसृजित जिला प्रोबेशन कार्यालयों तथा 07 (सात) अनुमंडल मुख्यालय यथा 
मसौढ़ी, बेनीपट्टी, बिक्रमगंज, दलसिंहसराय , शेरघाटी, दाउदनगर एवं उदाकिशनगंज , में नवसृजित अनुमंडल प्रोबेशन 
कार्यालयों को न्यायालय द्वारा प्रासंगिक मामलों में दण्डादेश पूर्व प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु तत्काल प्रभाव से जिला 
प्रोबेशन कार्यालय एवं अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 

अपर सचिव - सह - निदेशक (प्रशासन) । 

20 जून 2014 
सं0 डी0पी0एस0 - 2 - 0 - 01 / 2008 - 172 का अंग्रेजी में निम्नलिखित संवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से 
इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
दूसरा अधिकृत पाठ समझा जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
अपर सचिव - सह - निदेशक (प्रशासन) । 


PER JUTC (31HTTPUT), 12 Hoek 2014 

The 20th June 2014 
No. Fotog10 – 2 – 0 – 01 / 2008 – 172 — In exercise of powers conferred by the Probation 
of Offenders Act, 1958 read with the Bihar Probation of Offenders Rules 1959 the 
Government of Bihar hereby notifies three (03 ) newly created District Probation offices at 
District headquarters of Arwal, Sheohar and Shekhpura and seven (07) Sub Divisional 
Probation offices at Sub Divisional headquarters of Masaurhi, Benipatti , Bikramganj, 
Dalsinghsarai, Sherghati, Daudnagar and Udakisanganj for the purpose of submitting Pre 


sentence reports to the respective Hon ble Courts . 


By order of the Governor of Bihar, 

Sd ./Illegible , 
Additional Secretary -cum 
Director (Administration ). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JHC (39HTERUT) 1024-571 + 10 - Ocotton 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


